: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 भाद्र , 1937 ( श० ) 
संख्या 673 राँची, रविवार 

20 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


7 अगस्त , 2015 


संख्या- 3/ पद .. 1(क) - 05/ 2014 का .. 7162-- उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश एमानुएल पात्रो , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
550/ 03 , गृह जिला. राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, खान 
एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद .. 1( क) - 05 / 2014 का .. 7163-- विशेष कार्य पदाधिकारी , राज्यपाल 
सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती अराधना, झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक - 830/ 03, गृह जिला. मुजफ्फरपुर) को स्थानांतरित करते हुए इनकी सेवा जिला 
कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी 
जाती है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 20 सितम्बर , 2 0 15 
संख्या- 3/ पद.. 1( क)- 05 / 2014 का .. 7164-- श्री संतोष कुमार सिन्हा , झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक . 837/ 03, गृह जिला. राँची) की सेवा जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची से 
वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें अवर सचिव , राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद.. 1( क) - 05/ 2014 का .. 7165 -- जिला कल्याण पदाधिकारी , खूटी के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती मीना, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 850/ 03, गृह जिला. कोडरमा ) की 
सेवा कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें विशेष 
कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच0 के0 सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 67 3 – 50 । 


